रजिस्ट्री सं . डी . एल.- 33004/99 

- 


भारत 

राजपत्र 

The Gazette of India 


सं . 5931 ] 
No. 5931 ] 


सत्यमेव जयते 

का 


सी . जी . डी . एल . अ . - 02012023-241612 

- 


CG - DL - E - 02012023-241612 


8819 GI / 2022 


असाधारण 

EXTRAORDINARY 


भाग II– खण्ड 3 – उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3— Sub - section ( ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


REGD . No. D. L. - 33004 / 99 


नई दिल्ली , शुक्रवार , दिसम्बर 30 , 2022 / पौष 9 , 1944 

NEW DELHI , FRIDAY , DECEMBER 30 , 2022 / PAUSHA 9 , 1944 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 


नई दिल्ली , 30 दिसम्बर , 2022 

का.आ. 6174 ( अ ) . – केन्द्रीय सरकार ने , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48 ) ( जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 क की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क 
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का 1756. आ . दिनांक ११ अप्रैल २०२२ , जो भारत के राजपत्र , 
असाधारण , भाग II , खण्ड 3 , उपखंड ( ii ) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में NH965 के कि.मी. 
176 से कि . मी . 226 ( नई कलेक्टर ऑफिस , पुणे ) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण ( चौड़ाकरने / चार लेन का बनाने , 
आदि ) , अनुरक्षण , प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के 
अपने आशय की घोषणा की थी ; 


और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 क की उपधारा ( 3 ) के अधीन तारीख " १ जुलै २०२२ 
को " इंडियन एक्सप्रेस " और " लोकमत " दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 

I 

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को 


दिया है ; 

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 1 ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को 
अपनी रिपोर्ट दे दी है 
; 


( 1 ) 


अननुज्ञात कर 


[ PART II— SEC . 3 ( ii ) ] 

अतः अब , केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3 घ 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का 
पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 

और अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा उघ की उपधारा ( 2 ) के अनुसरण में यह घोषणा करती है 
कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक 
रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 


2 


1 


राज्य का नाम : महाराष्ट्र 

क्रमिक सर्वेक्षण संख्या भूमि का प्रकार 

संख्या 


2 


3 


+ 


5 


6 


अनुसूची 

महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में NH965 के कि.मी. 176 से कि.मी .226 ( नई कलेक्टर ऑफिस , पुणे ) के लिए अर्जन की 
जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण | 

जिले का नाम : पुणे 


1 


तालुक का नाम : पुरन्धर 

गांव का नाम : पवारवाडी 


10 


21 


23 


24 


LO 


5 


2 


6 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


निजी 


निजी 


3 


भूमि की 

प्रकृति 


4 


एग्रिकल्चर 0.0107 


एग्रिकल्चर 0.0013 


एग्रिकल्चर 


भूमि का 
क्षेत्रफल 

( हेक्टेयर में ) 

5 


एग्रिकल्चर 


| एग्रिकल्चर 0.06 


एग्रिकल्चर 


0.1219 


0.0024 


0.0734 


भूस्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 


| गोकुळ नारायण पवार 
( १० ) 


दिनकर बाबुराव पवार् 
( २१ ) 


6 


सत्यवान माणिक पवार , रवींद्र माणिक पवार , 

| नवनाथ माणिक पवार , सरूबाई माणिक पवार 
( २३ ) 


मीनाक्षी दिलीप काळाने , संदीप निवृत्ती पवार , 
संतोष निवृत्ती पवार , प्रवीण निवृत्ती पवार , शारदा 
सुहास निकम , लक्ष्मीबाई निवृत्ती पवार , गंगुबाई 
साधु पवार , राजेंद्र सदाशिव पवार , अनुसया 
तुकाराम राजपुरे , लीलाबाई सदाशिव पवार , विठ्ठल 
सदाशिव पवार , उज्वला सुनिल पवार , मयुर सुनील 
पवार , मंगेश सुनील पवार , प्रियांका प्रकाश बडदे , 
शंकर गेनबा पवार , शालन अमृता शिंदे , सुलोचना 
मारुती कुरणे , द्वारकाबाई लक्ष्मण जाधव , विमल 
| विश्वास सस्ते , सुमन बबन टेकवडे , मुक्ताबाई 
मुरलीधर तोडकर 

( २४ ) 


भाऊसाहेब नवलोबा पवार , जनाबाई नवलोबा 
पवार , भारती अशोक तुपे , सुवर्णा बाळासाहेव 
दिवेकर , चैतन ज्ञानेश्वर धुमाळ , सचिन ज्ञानेश्वर 

धुमाळ 

( ५ ) 

दत्तात्रेय येसू ढम , श्रीरंग निवृत्ती पवार , गुलाब 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


7 


8 


7 


8 


निजी 


निजी 


निजी 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


एग्रिकल्चर 


एग्रिकल्चर 0.0313 


एग्रिकल्चर 


कुल 


0.1487 


0.0069 


अनिता 

निवृत्ती पवार , लीलाबाई लक्ष्मण फडतरे , 
कुमार पवार , इंदु राजाराम बडदे , गंगुबाई येसू ढम , 
चंद्रभागा बबन राजिवडे , जिजाबा बाबू चबंडकर , 
भाऊसो बाबू चबंडकर , शेवंताबाई गेनबा झेंडे , सुंदर 
कोंडीबा चवंडकर 


रोहन नंदकुमार पवार अपाक आजी सतेभामा बापू 
काटे , मुक्ताबाई बापू पवार , सारिका विजय पवार , 
पायल विजय पवार अपाक आई सारिका , प्रथमेश 
| विजय पवार अपाक आई सारिका , पारुबाई श्रीपती 
पवार , प्रभावती श्रीपती पवार 

( ७ ) 


मारुती सधू ढम , येसु तुकाराम ढम , रामचंद्र बाळा 
ढम , दिगंबर महीपत पानसे , कृष्णा गोविंदा पानसे , 
गजानन गोविंदा पानसे 

( ८ ) 


रोहन नंदकुमार पवार अपाक आजी सतेभामा बापू 
काटे , मुक्ताबाई बापू पवार , सारिका विजय पवार , 


3 


पायल विजय पवार अपाक आई सारिका , प्रथमेश 

| विजय पवार अपाक आई सारिका , पारुबाई श्रीपती 
पवार , प्रभावती श्रीमती पार 

( ९ ) 


0.4566 

[ फा . सं . NHAI / PIU / PUNE / PALAKHI MARG / LA / 2017 / 3D1 ] 

राजेश गुप्ता , निदेशक 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 

New Delhi , the 30th December , 2022 

S.O. 6174 ( E ) .– Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport 
and Highways , So No. 1756 Dated 11 April 2022 , published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , 
Sub- section ( ii ) issued under sub- section ( 1 ) of section 3A of the National Highway Act , 1956 ( 48 of 1956 ) 
( hereinafter referred to as the said Act ) , the Central Government declared its intension to acquire the land specified in 
the Schedule annexed to the said notification for building ( widening / four - laning , etc. ) , maintenance , management and 
operation of NH965 on the stretch of land from Km . 176 to Km . 226 ( New collector office , Pune ) in the district of 

PUNE in the state of MAHARASHTRA ; 


And whereas the substance of the said notification has been published in " Indian Express " and " Lokmat " 
both dated 1 Jully 2022 ; under sub - section ( 3 ) of section 3A of the said Act ; 

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the 
competent Authority ; 


And whereas , in pursuance of sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act , the competent authority has 
submitted its report to the Central Government ; 


Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by the sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 


4 


[ PART II - SEC . 3 ( ii ) ] 

And further , in pursuance of sub - section ( 2 ) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said Schedule shall 
vest absolutely in the Central Government , free from all encumbrances . 


SCHEDULE 

Brief description of the land to be acquired , with or without structure , falling within the NH965 in the stretch of land 
from Km . 176 to Km . 226 ( New collector office , Pune ) in the district of PUNE in the state of MAHARASHTRA 


State : MAHARASHTRA 

Sr. Survey 
Number 

No. 


1 


1 


+ 


10 


2 21 


Taluk : Purandhar 

Village : Pawarwadi 


3 23 


24 


5 5 


6 6 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


2 


7 7 


Type of Land 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


3 


District : PUNE 
Nature of 
Land 


4 


Area in 
Hectare 


5 


Agriculture 0.0107 


Agriculture 0.0013 


Agriculture 0.1219 


Agriculture 0.06 


Agriculture 0.0024 


Agriculture 0.0734 


Agriculture 0.1487 


Name of the Land Owner / Interested 
Person 

Part Survey No. 
6 


Gokul Narayan Pawar 
10 


Dinkar Baburao Pawar 
21 


Satevan Manik Pawar , Ravindra Manik 
Pawar , Navnath Manik Pawar , Sarubai 
Manik Pawar 

23 


Minakshi Dilip Kalane , Sandip Nivrati 
Pawar , Santosh Nivrati Pawar , Pravin 
Nivrati Pawar , Sharda Suhas 

Nikam , Lakshmibai Nivrati 


Pawar , Gangubai Sadhu Pawar , Rajendra 
Sadashiv Pawar , Anusaya Tukaram 
Rajpure , Lilabai Sadashiv Pawar , Vithal 
Sadashiv Pawar , Ujvala Sadashiv 


Pawar , Mayur Sunil Pawar , Mangesh Sunil 
Pawar , Priyanka Prakash Badade , Sankar 
Genba Pawar , Shalan Amruta 


Shinde , Sulochna Maruti Kurne , Dwarkabai 

Lakshman Jadhav , Vimal Vishvas 

Saste , Suman Baban Tekvade , Muktabai 
Murlidhar Todkar 

24 


Bhausaheb Navloba Pawar , Janabai 

Navloba Pawar , Bharati Ashok 


Tupe , Suvarna Balasahev Divekar , Chaitan 
Gyaneswar Dhumal , Sachin Gyaneswar 
Dhumal 

5 


Dattatrey Yesu Dham , Shreerang Nivrati 
Pawar , Gulab Nivrati Pawar , Lilabai 
Lakshman Phadtare , Anita Kumar Pawar , 
Indu Rajaram Badade , Gangubai Yesu 
Dham , Chandrabhaga Baban 
Rajivade , Jijaba Babu Chbandkar , Bhauso 
Babu Chabandkar , Shevantabai Genba 
Zende , Sundar Kondiba Chabandkar 
6 


Rohan NandkumaR pawar Apaak Aaji 
Satebhama Bapu Kate , Muktabai Bapu 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


8 


Private 


Private 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Agriculture 0.0313 


Agriculture 0.0069 


TOTAL 


Pawar , Sarika Vijay Pawar , Payal Vijay 

Pawar Apaak Aai Sarika , Prathmesh Vijay 
Pawar Aapaak Aai Sarika , Parubai 
Shreepati Pawar , Prabhavati Shreepati 
Pawar 

7 


Maruti Sadhu Dham , Yesu Tukaram 
Dham , Ramchandra Bala Dham , Digambar 

Mahipat Panse , Krushna Govinda 
Panse , Gajanan Govinda Panse 


5 


8 

Rohan NandkumaR pawar Apaak Aaji 
Satebhama Bapu Kate , Muktabai Bapu 
Pawar , Sarika Vijay Pawar , Payal Vijay 
Pawar ApaaK Aai Sarika , Prathmesh Vijay 
Pawar Aapaak Aai Sarika , Parubai 
Shreepati Pawar , Prabhavati Shreepati 
Pawar 

9 


| 0.4566 

[ F. No. NHAI / PIU / PUNE / PALAKHI MARG / LA / 2017 / 3D1 ] 

RAJESH GUPTA , Director 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . 


ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR 

Date : 2023.01.02 22:36:32 + 05'30 ' 


